निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 843 ) पटना , बुधवार , 12 सितम्बर 2018 

राजस्व एवं भुमि सुधार विभाग 


अधिसूचना 

23 अगस्त 2018 
विषय : - वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल अंचल के दो पंचायतों यथा - कन्हौली धनराज एवं कन्हौली 

विशनपरसी को गोरौल अंचल से अलग कर वैशाली जिलान्तर्गत महुआ अंचल में शामिल 
करने के संबंध में । 

सं० 03 / स्था0अंचल पुनर्गठन - 03 / 2018 - 429 / (3) रा० — ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के 
पत्रांक - 367601, दिनांक - 03.05.2018 के द्वारा वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल प्रखंड - सह - अंचल के दो पंचायतों 
यथा - कन्हौली धनराज एवं कन्हौली विशनपरसी को वैशाली जिलान्तर्गत महुआ प्रखंड - सह - अंचल में शामिल करने की 
स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त करने की सूचना विभाग को दी गई है । 

2. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मंत्रिपरिषद् से प्राप्त की गई उक्त स्वीकृति के आलोक में वैशाली 
जिलान्तर्गत गोरौल अंचल के दो पंचायतों / हल्कों यथा - कन्हौली धनराज एवं कन्हौली विशनपरसी ( उक्त पंचायतों में 
पड़ने वाले राजस्व ग्रामों की सूची संलग्न ) को गोरौल अंचल से अलग कर तत्काल प्रभाव से वैशाली जिलान्तर्गत महुआ 
अंचल में शामिल किया जाता है । 

3. वैशाली जिलान्तर्गत गोरौल अंचल की उक्त दोनों पंचायतों को छोड़कर शेष पंचायतें गोरौल अंचल के 
अन्तर्गत यथावत बनी रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

ब्रजेश मेहरोत्रा 
प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 12 सितम्बर 2018 


कन्हौली धनराज एवं कन्हौली विशनपरसी पंचायत के अन्तर्गत पड़ने वाले राजस्व ग्रामों की सूची : 


क्र० 


पंचायत का नाम 


राजस्व ग्राम का नाम 


थाना नम्बर 


(1) कन्हौली विशुनपरसी 


163 


(II) कुतुबपर सहमाल 


162 


कन्हौली विशनपरसी 


| (III ) सैदकन्हौलीचक 


166 


(IV ) मिरर्जासहदुल्लाह उर्फ खतरीचक 


165 


( V) मानपुरा 


167 


(1) कन्हौली धनराज 


164 


(II) महादेव मठ 


186 


(III) फतेहपुर राम 


187 


(IV ) विशुनपुरा 


188 


( V) फतेहपुर चौथाई 


189 


2 


कन्हौली धनराज 


( VI ) पानापुर 


213 


( VII) रामपुरराजधारी 


214 


(VIII ) चेकसुल्तान 


215 


(IX) सिंहपुर कन्हौली 


216 


( X) कलयाणपुर 


217 


(XI) विशुनपुर बेझा 


218 


ब्रजेश मेहरोत्रा, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 843 -571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


